रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33002 /99 


REGISTERED No. D .L. -- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 


सयनयने 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 186 ] 
No. 186 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 5 , 2013 / अग्रहायण 14 , 1935 [ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं. 187 

CEMBER 5, 2013/ AGRAHAYANA 14, 1935 [ N. C. T. D. No. 187 


33 


- 


भाग --- IV 
PART-- IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 

दिल्ली. 5 दिसम्बर, 2013 
फा . सं. 21( 17) / 2013 / वि. स. स.- 4 / विधायी / 6143.--- दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 को उपराज्यपाल द्वारा जारी 
निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : 


आदेश 
"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा - 6 की उपधारा ( 2)( ख ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , नजीब जंग, उपराज्यपाल , दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा 
को 8 दिसम्बर 2013 से भंग करता हूँ । 

ह . / 
नजीब जंग, उपराज्यपाल, दिल्ली । " 


पी . एन . मिश्रा, सचिव (वि . स .) 


5122 DG/ 2013 


HOM 


. 


_ _ - 


. ... 


.. . .. . 


. 


. .... ..….. ........... . 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 5th December, 2013 
No. 21(17)/2013/LAS-IV /Leg./ 6143. — The following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated the 2nd 
December, 2013 is hereby published for general information : 

ORDER 
“In exercise of the power conferred upon me by sub - section ( 2)( b). of Section 6 of the Government of National 
Capital Territory of Delhi Act , 1991, I, Najeeb Jung, LieutenantGovernor of the National Capital Territory of Delhi, hereby 
dissolve the Fourth Delhi Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with effect from 
8th December, 2013 . 

Sd/ 
NAJEEB JUNG, Lieutenant Governor , Delhi. " 


P . N. MISHRA, Secy. ( L. A. ) 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2013 
सं. फा . 1 (339) / टी . आर. सी . / स्वा . एवं परिवार कल्याण विभाग / 2010 / 11219 - 11260. -- गृह मंत्रालय, भारत सरकार 
की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27 / 59 (एच. आई. एम.), के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा प्रशासन की दिनांक 30. 11 .1984 की 
अधिसूचना सं. फा . 2(5) / 84 - एस - 2 के साथ संलग्न उस अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , जिसमें दिल्ली सरकार के अधीन 
अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों में रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति, शैक्षिक योग्यताएं उल्लिखित हैं ; 
अर्थात् : 

संशोधन 
उक्त अनुसूची के कालम 1 (पदनाम), कालम 2 ( पदों की संख्या), कालम 4 ( वेतन समूह एवं ग्रेड वेतन / वेतनमान), कालम 6 
( सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिए आयु सीमा ), कालम 7 ( शैक्षिक योग्यताएं ) एवं कालम 12 (यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है , 
तो इसकी संरचना क्या है ) के नीचे विदयमान प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टयां प्रतिस्थापित की जाएगी: अर्थात ... 


| 01 ( पदनाम ) 

रेडियोग्राफर 
| 02 (पदों की संख्या) 

188 ( 2013) * इसमें परिवर्तन कर्यभार पर निर्भर है । 
04 (वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन / वेतनमान) वेतन समूह - 1 ( 5200 - 20200रु .) 2400 रुपये के ग्रेड 

वेतन सहित 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


06 (सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच ( समय - समय पर केन्द्रीय 
आयु- सीमा ) 

सरकार द्वारा जारी आदेशों तथा अनुदेशों के आदेशों के 
| अनुसार शिथिलनीय ) 
नोट:-- आयु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तिथि 
वही होगी जो भारत में रह रहें प्रत्याशियों से आवेदन 
पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि हो ( लेकिन यह 
असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की 
लद्दाख सब डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व 
स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिविजन 
व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के उम्मीदवारों 

के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख नहीं है ।) 
07 ( शैक्षिक योग्यताएं ) 

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से विज्ञान 
सहित सीनियर सैकेण्डरी ( 10 + 2 ) 
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में 
प्रमाणपत्र (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) या रेडियोग्राफी में 
डिप्लोमा ( 02 वर्षीय पाठ्यक्रम ) या बी एस. सी. 
(रेडियोग्राफी ) या रेडियोलॉजिकल प्रौद्दोगिकी 

( 2 वर्षीय पाठ्यक्रम ) 
| 12 ( यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति ग वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण हेतु) 
है , तो उसकी संरचना क्या है । ) 1. सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव : अध्यक्ष 

2. विशेष सचिव / अपर सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार : 

सदस्य 
3. उप सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , 
दिल्ली सरकार : 

सदस्य 
4 . दिल्ली सरकार में कम से कम उप सचिव की रैंक 
| के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से 
| सम्बन्धित कोई अधिकारी 

सदस्य 


HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 5th December, 2013 
No. F . 1 ( 339 )/ TRC /H & FW / 2010 /11219.- 11260.- - In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of 
the Constitution, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/ 59-( Him) dated 13th July, 1959 , 
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following amendments in the Schedule 
annexed to the Administration notification No. F. 2 (5 )/ 84 - S-II , dated 30. 11. 1984 containing the rules regarding the method 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


of recruitment educational qualifications necessary for appointment to the post of Radiographer in the Hospitals /Medical 
Institutions under the Govt. of NCT of Delhi, namely : 

AMENDMENT 
In the said Schedule , for the existing entries under column 1 (Name of post), column 2 (Number of post ), column 4 
( Pay band and Grade Pay /Pay Scale), column 6 (Age limit for direct recruits ), column 7 (Educational Qualification ) and 
column 12 (If a DPC exists, what is its composition ), the following shall be substituted ,namely : 


01 (Name of post ] 
02 [Number of posts] 


Radiographer 
188 [ 2013 ]* subject to variation dependent on 
workload . 


04 ( Pay band and Grade Pay / Pay Scale ) 


06 ( Age-limit for direct recruits] 


Pay Band -I [Rs. 5200 - 20200 ] with Grade Pay 
Rs. 2400 
Between 18 - 27 years [Relaxable as per orders and 
instructions or orders issued by the CentralGovernment 
from time to time) . 
Note :- The crucial date for determining the age -limit 
shall be the closing date for receipt of applications from 
candidates in India (and the closing date prescribed for 
those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of J& K State, Lahaul & Spiti district and Pangi 
Sub Division of Chamba District of Himanchal Pradesh , 
Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep ). 
1. Sr. Secondary ( 10 + 2 ) with science from a recognized 

board / university . 
2. Certificate (02 years course ) in Radiography or 

Diploma (02 years Course ) in Radiography or B .Sc. 
(Radiography ) or Radiological Technology (02 
years ) from a recognized Institute. 


07 (Education Qualification ] 


12 If a DPC exists ,what is its composition 


Group C DPC for confirmation : 
1. Administrative Secretary of the Department 
concerned : 

Chairman 
2 . Special Secretary /Addl. Secretary , Health & Family 

Welfare Department, Govt. of NCT of 
Delhi : 

Member 
3 . Deputy Secretary , Health & Family Welfare 

Department, Govt. of NCT of Delhi : Member 
4 . An officer belonging to SC / ST community not below 

the rank of Deputy Secretary in GNCT of 
Delhi : 

Member 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


सं. फा . 1( 339 ) / टी. आर . सी . / स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग / 2010 / 11177 - 11218.-- - गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार की दिनांक 13 जुलाई , 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27 / 59 (एच. आई. एम.), के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा प्रशासन की दिनांक 30. 
11.1984 की अधिसूचना सं. फा. 2(5) / 84 - एस - 2 के साथ संलग्न उस अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसमें दिल्ली 
सरकार के अधीन अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों में वरिठ रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति, शैक्षिक 
योग्यताएं उल्लिखित हैं; अर्थात्:-- - 

संशोधन 
उक्त अनुसूची के कालम 1 (पदनाम ), कालग 2 ( पदों की संख्या), कालम 4 (वेतन समूह एवं ग्रेड वेतन / वेतनमान), कालम 6 
( सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिए आयु सीमा), कालम 7 ( शैक्षिक योग्यताएं ), कालम 10 (भर्ती पद्धति ) एवं कालम 12 ( यदि कोई 
विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है ) के नीचे विदयमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित 
की जाएगी ; अर्थात: - - 
01 (पदनाग ) 

वरिठ रेडियोग्राफर 
| 02 ( पदों की संख्या) 

87 (2013)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है । 
| 04 (वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन / वेतनमान) 

वेतन समूह - 1 ( 5200 - 20200 रु.), 2800 रुपये के ग्रेड वेतन सहित 
06 (सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिए आयु - सीमा) 18 से 27 वर्ष के बीच ( समय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 

आदेशों तथा अनुदेशों के आदेशों के अनुसार शिथिलनीय ) 
नोट: - आयु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तिथि वही होगी जो 
भारत में रह रहे प्रत्याशियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
तिथि हो ( लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम , 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख 
सब डिविजन , हिमाचल प्रदेश का लाहौल व 
स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिविजन व अण्डमान 
निकोबार द्वीप समूह लक्षद्धीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अन्तिम 

तारीख नही है ।) 
| 07 ( शैक्षिक योग्यता ) 

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से विज्ञान सहित सीनियर 
सैकेण्डरी (10 + 2) 
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में प्रमाणपत्र 
( 2 वर्षीय पाठ्यक्रम ) या रेडियोग्राफी में डिप्लोमा (02 वर्षीय पाठ्यक्रम ) 
या बी.एस. सी. ( रेडियोग्राफी) या रेडियोलॉजिकल प्रौद्दोगिकी 
( 2 वर्षीय पाठ्यक्रम ) 
अनुभव : -किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में रेडियोग्राफर के रूप में 

कम से कम 3 वर्ष का अनुभव । 
10 (भर्ती पद्धति ) 

1. पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती - 70 % 

| 2. सीधी भर्ती -30 % 
111 ( यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलियन द्वारा भी पदोन्नतिः 
| होनी हो , तो वे ग्रेड , जिनसे पदोन्नति , प्रतिनियुक्ति 2400 रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन समूह में 5200 - 20200 रुपये के 
! किया जाना है ।) 

वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष 
की सेवा वाले रेडियोग्राफर । 


5122 09/ 13 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- AAAAAAA 


M 


. - -- -.... - ...-- .-. . - 


- .. 


12 ( यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी । ग वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाई करण हेतु ) 
संरचना क्या है । 

11. सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव -- अध्यक्ष 
12. विशेष सचिव / अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 
दिल्ली सरकार - सदस्य 
3. उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार 
----- सदस्य 
4. दिल्ली सरकार में कम से कम उप सचिव की रैंक के अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बन्धित कोई अधिकारी 
- --- सदस्य 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर , 

जे. पी . अग्रवाल, विशेष सचिव (पेरागेडिकल ) 


No . F . 1( 339 )/TRC/ H & FW/ 2010/ 11177 - 11218.----In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of 
the Constitution, read with Govt. of India , Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27 / 59 -( Him) dated 13th July, 1959, 
the Lt.Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following amendments in the Schedule 
annexed to the Administration notification No. F.2(5 )/84-S -II , dated 30 .11.1984 containing the rules regarding the method of 
recruitment educational qualifications necessary for appointment to the post ofSenior Radiographer in the Hospitals/Medical 
Institutions under the Govt. of NCT of Delhi, namely : 

AMENDMENT 
___ In the said Schedule, for the existing entries under column I ( Name of post ), column 2 ( Number of post ), column 4 
(Pay band and Grade Pay/Pay Scale ), column 6 (Age limit for direct recruits ), column 7 (Educational Qualification ), column 
10 ( Method of recruitment), column 11 (In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which 
promation /deputation / transfer to be made ) and column 12 (If a DPC exists , what is its composition ), the following shall be 
substituted, namcly : 


. 


- 


. 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


01 [Name of the post] 

Senior Radiographer 
02 [Number of posts ] 

187 [ 2013/* subject to variation dependent on workload. 
04 [ Pay band and Grade 

Pay Band-] [ Rs. 5200-20200 ] with Grade Pay Rs. 2800 . 
| Pay/ Pay Scale ] 
06 [ Age liinit for direct recruits } | Between 18 to 27 years [ Relaxable as per orders and instructions or orders issued by the 

CentralGovernment from time to time) 
Note :- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt 
of applications from candidates in India and the closing date prescribed for those in 
Assam , Meghalaya, Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K State , Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of 
Chamba District of Himanchal Pradesh , Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep ). 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


........... . ......... . ... 


.... . 


.. 


. 


" 


07 [Education Qualification and Essential : 
other qualification required for 1. Sr. Secondary ( 10 + 2 ) with science from a recognized Board /University . 
direct recruits ) 

2.Certificate in Radiography (02 year s course ) or Diploma in Radiography (02 year s 
Course ) or B .Sc. (Radiography ) or Radiological Technology (02 year s course ) from a 
recognized Institute. 

Experience :- At least 3 years experience in a recognized hospital as Radiographer. 
10 Method of Recruitment [i] By promotion failing which by direct recruitment -- 70 % . 

[ ii ] By direct recruitment - 30 % . 


- - - - - - - - - - ... 
11 . In case of recruitment Promotion : 
by promotion / deputation / From Radiographer with 05 years service in the grade rendered after 
transfer, grades from which appointment thereto on regular basis in the scale of pay Rs. 5200 - 20200 
promotion /deputation / transfer in P13 -I with Grade Pay Rs. 2400. 
to be made . 
12 . If a DPC exists, what is its Group C Departmental Promotion Committee (for promotion ) confirmation ) : 
composition 

1 . Administrative Secretary of the Department concerned - Chairman 
2 . Special Secretary /Addl. Secretary , Health & Family Welfare 

Department,Govt. of NCT of Delhi - Member 
3 . Deputy Secretary , Health & Family Welfare Department,Govt. of 

NCT of Delhi - Member 
4 . An officer belonging to SC / ST community not below the rank of 

Deputy Secretary in GNCT of Delhi---Member 


By Order and in the Name of Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
J. P . AGRAWAL, SPL . Secy. (Paramedical) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


